निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


पृष्ठ 


या 


11 कार्तिक 1933 ( श ० ) 
संख्या 44 

पटना, बुधवार , 

2 नवम्बर 2011 ( ई ० ) 
विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
आदेश । 

मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 

भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल औरऔर कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग- 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 2 नवम्बर 2011 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 


1 अगस्त 2011 


सं ० स्था 0 02-08 / 2005 – पार्ट - 1732— कृषि विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 4851, दिनांक 30 जून 2011 द्वारा श्री 
कामता राम, उप -निदेशक, ईख विकास, पटना की सेवा गन्ना उद्योग विभाग से वापस लिये जाने के फलस्वरूप उनके स्थान 
पर कृषि सेवा के पदाधिकारी श्री शम्भु प्रसाद सिंह, वरीयतम सहायक निदेशक , ईख विकास (मुख्यालय) पटना को अगले 
आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत उप -निदेशक , ईख विकास, पटना का प्रभार दिया 
जाता है । 
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


1 अगस्त 2011 


सं ० स्था 0 02-08 / 2005 / पार्ट - 1733 — कृषि विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक 4852 , दिनांक 30 जून 2011 द्वारा श्री 
मदन प्रसाद सिंह, गुड़ विकास पदाधिकारी, पटना की सेवा गन्ना उद्योग विभाग से वापस लिये जाने के फलस्वरूप विभागीय 
ज्ञापांक 1487 , दिनांक 30 जून 2011 द्वारा सहायक निदेशक, ईख विकास पटना के अतिरिक्त प्रभार हेतु अधिसूचित रिक्त पद 
पर श्री रमेश प्रसाद राउत, सहायक निदेशक , ईख विकास, आरा को अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक , 
निदेशक , ईख विकास, पटना का प्रभार अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाता है । 
यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


22 सितम्बर 2011 


सं ० स्था 0 03-12 / 2010-2106 — बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के अंर्तगत श्री राम नाथ सिंह 
( वि ०प्र ० से ०) तत्कालिन संयुक्त निदेशक , गन्ना उद्योग विभाग, बिहार , पटना समप्रति संयुक्त निदेशक (निर्वाचन ) पंचायती राज 
विभाग, बिहार, पटना को अपनी पुत्री की शादी के निमित दिनांक 24 मई 2011 से 20 जून 2011 तक कुल 28 (अठाईस ) 
दिनों के लिए उपभोग किए गए अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप में पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 2 नवम्बर 2011 


3 


27 सितम्बर 2011 


सं ० स्था ० 03-07 / 2005-2139 — गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के ईख सेवा संवर्ग के निम्नलिखित पदाधिकारियों को 
उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट करते हुए ईख पदाधिकारी के पद पर स्थायी घोषित किया 
जाता हैं : 


क्र ० 


पदाधिकारी का नाम एवं वर्तमान पद स्थापन 


ईख पदाधिकारी के पद 
पर योगदान तिथि 


सेवा सम्पुष्टि की तिथि 


सं ० 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री उमेश सिंह, ईख पदाधिकारी , 


28.09.1995 


28.09.1998 


राम नगर अचंल बेतिया । 


2 . 


श्री जय प्रकाश नारायण सिंह , 


28.09.1995 


28.09.1998 


ईख पदाधिकारी, गोपालगंज 


3 . 


श्री कुमार अविनाश चन्द्र , 


10.10.1995 


10.10.1998 


ईख पदाधिकारी ( अवकाश में ) 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 33-571 + 50 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


